सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 


9 कार्तिक 1936 ( श० ) 


संख्या 572 राँची , शुक्रवार 


31 अक्टूबर , 2014 ( ई० ) 


आपदा प्रबंधन विभाग 


संकल्प 
11 अक्टूबर , 2014 


विषय :- संयक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) अंतर्गत झारखंड में Enhancing Institutional and 
Community Resilience to Disaster and Climate change की परियोजना के कार्यान्वयन हेत् राज्य 
परियोजना संचालन समिति ( State Project Steering Committee) के गठन के संबंध में 


___ संख्या -1621 -- 1. आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य में 
वर्ष 2013-17 के दौरान Enhancing Institutional and Community Resilience to Disaster and Climate 
change की परियोजना चलाने के लिए चयनित किया गया है। यह परियोजना धनबाद , पूर्वी सिंहभूम 
जिला एवं राँची शहर में क्रियान्वित की जाऐगी । उक्त परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य UNDP के 
सहयोग से आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड द्वारा किया जाएगा । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 31 अक्टूबर, 2014 
2. ___ गृह मंत्रालय , भारत सरकार के पत्रांक - 1570, दिनांक 7 अक्टूबर, 2013 के आलोक में 
परियोजना के कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान करने एवं कार्य-प्रगति के पर्यवेक्षण हेतु निम्नांकित राज्य 
परियोजना संचालन समिति ( State Project Steering Committee ) का गठन किया जाता है: 


अध्यक्ष 


सदस्य 


सदस्य 


ल 


F 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


1. मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार 

प्रधान सचिव/ सचिव आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार 
सचिव अथवा नामांकित , कृषि विभाग 
सचिव अथवा नामांकित, नगर विकास विभाग 
सचिव अथवा नामांकित, खान एवं भू- तत्व विभाग 
सचिव अथवा नामांकित, ग्रामीण विकास विभाग 
सचिव अथवा नामांकित, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 
सचिव अथवा नामांकित , जल संसाधन विभाग 

अवर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग , झारखण्ड सरकार 
10 . प्रतिनिधि- 01 , राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार 
11. प्रतिनिधि -01, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार, झारखण्ड, सरकार 
12. प्रतिनिधि -04, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार 
13. राज्य परियोजना पदाधिकारी यू . एन . डी . पी ., झारखण्ड 
14. लेखापाल , आपदा प्रबंधन विभाग 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


उद्देश्य 


इस समिति के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे : 


3.1 झारखण्ड राज्य में आपदा प्रबंधन हेतु शासकीय तथा सामुदायिक क्षमता का तीव्रतर तथा 
गुणात्मक विकास । 


3.2 झारखण्ड राज्य में आपदाओं से निपटने हेतु आपदा प्रबंधन योजनाओं का सृजन, कार्यान्वयन एवं 


आकलन । 


3.3 


झारखण्ड राज्य के आपदाग्रस्त जिलों का वर्गीकरण तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति 
बहुल ग्रामों/पंचायतों / प्रखण्डों/जिलों में केन्द्र पोषित, राज्यपोषित तथा अन्तराष्ट्रीय संस्था 
यू .एन . डी . पी . के सहयोग से आवंटित परियोजनाओं का कार्यान्वयन । 


प्रत्येक वत्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही में इस समिति की बैठक आयोजित की जायेगी । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 31 अक्टूबर , 2014 


इस समिति में विशेषज्ञों एवं अन्य आवश्यक प्रतिनिधियों को बतौर विशेष आमंत्रित सदस्य 
आमंत्रित किया जा सकेगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अमरेन्द्र प्रताप सिंह , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 572 - 50 | 


